. 


.PIU 

... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 

5 वैशाख , 1940 ( श०) 
राँची, बुधवार , - 

25 अप्रैल , 2018 ( ई० ) 


संख्या - 9 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 93 - 98 भाग-4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग -5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
आदेश । 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1- ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए., आई.एस - सी ., बी.ए , 

प्रतिवेदन और उक्त विधान- मंडल में पुरःस्थापन के 
बी . एस . सी ., एम. ए., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2, एम. बी . बी . एस., बी . सी .ई .,डिप०- इन - एड ., 

भाग -7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 

एम. एस . और की अनुमति मिल चुकी है | 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग - 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग- 9- विज्ञापन 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग -9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग -9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
भाग 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक -- ... 
पूरक " अ " 


94 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 25 अप्रैल , 2018 

भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


राज्यादेश 
5 मार्च, 2018 


संख्या-05/ स० भू० धनबाद (DFCCIL )-189 /17-963/ रा०,-- 


सेवा में , 


महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी ) 
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची । 


विषयः 


मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 15 फरवरी , 2018 में मद संख्या -05 के रूप में लिये गये 
निर्णय के आलोक में धनबाद जिलांतर्गत निरसा अंचल के मौजा-श्यामपुर, थाना सं०-74 
के खाता सं०-126 एवं 128 के विभिन्न प्लॉटो में अंतर्निहित कुल रकबा-1.47 एकड़ 
गैरमजरुआ आम भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक -I) विभागीय परिपत्र संख्या 
4306/ रा., दिनांक 24 अक्टूबर , 2014 की कंडिका 2 (i) के अनुसार निर्धारित दर के 
आधार पर संगणित की गई सलामी राशि 7, 05,453 /- (सात लाख पाँच हजार चार सौ 
तिरपन ) रूपये मात्र, सलामी का 5 प्रतिशत वार्षिक दर से व्यावसायिक लगान का 
पूंजीकृत मूल्य की राशि 8, 81,816/-( आठ लाख इक्यासी हजार आठ सौ सोलह ) रूपये 
मात्र , लगान का 145 % सेस का पूंजीकृत मूल्य की राशि 12,78, 634/- ( बारह लाख 
अठहत्तर हजार छ : सौ चौंतीस ) रूपये मात्र अर्थात् कुल देय राशि 28, 65 , 903/ 
( अठाईस लाख पैंसठ हजार नौ सौ तीन ) रूपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक 
II ) रेल मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा अदायगी पर DFCCIL विशेष रेल परियोजना हेतु 
DFCCIL भारत सरकार को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण करने के संबंध में | 


आदेशः- 


स्वीकृत । 


इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि उपायुक्त , धनबाद प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से 
संबंधित सभी खातां एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से 
सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे । 


95 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 25 अप्रैल , 2018 


उपायुक्त, धनबाद DFCCIL, भारत सरकार द्वारा नदी-नाला के Waterway को बनाये रखा 
जाना सुनिश्चित कर लेंगे । 
यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि है तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर 
एकरारनामा के समय अधियाची विभाग से राशि प्राप्त कर ली जायेगी । 
प्रस्तावित गैरमजरूआ आम भूमि के अपयोजन हेतु अधियाची विभाग द्वारा अपने स्तर से 

वैकल्पिक व्यवस्था कराया जाना उपायुक्त , धनबाद सुनिश्चित करा लेंगे । 
v) इस हस्तांतरण से प्राप्त राशि बजट शीर्ष " 0029 भू- राजस्व - 107 " के अंतर्गत जमा होगी । 

राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक -4306/ रा0, दिनांक 24 अक्टूबर, 2014 के द्वारा सरकारी भूमि 
के मूल्य का निर्धारित दर/ सलामी से संबंधित कंडिका-2 (1) में विनिर्दिष्ट तीन मापदण्डों के 
अनुसार ही भूमि के मूल्य की गणना कर उसके भुगतान अदायगी पर भू-हस्तांतरण की कार्रवाई 
की जायेगी । अगर परियोजना से संबंधित दर / सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर 
परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त 

कर ली जायेगी । 
vii ) राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 4306 / रा०, दिनांक 24 अक्टूबर, 2014 के आलोक में 

प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं 
लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का 
स्थायी हस्तातंरण किया जायेगा, परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो 
अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तातंरण किया जायेगा । किसी भी 

परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी । 
viii) जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है , उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने 

अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन 

एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी । 
अनु० -यथोपरि । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


उदय प्रताप, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


96 


झारखण्ड गजट (साधारण), बुधवार , 25 अप्रैल, 2018 

अनुलग्नक -I 
भूमि की विवरणी : 


क्र० अभिलेख 

संख्या 
01. | 12/ 2016 -17 


भूमि का 
किस्म 


सं० 


अंचल मौजा थाना सं० खाता | प्लॉट 

सं० 
निरसा । श्यामपुर 74 126 1568 

1820 


रकबा 
( एकड़ में ) 
0 .08 
0 .08 


रास्ता 


रास्ता 


413 


रास्ता 


0 .01 
1 . 30 


1778 


नदी 


सकल कुल योग 


1. 47 


नक -II 
मूल्य गणना विवरणी : 


क्र० 


रकबा 


अभिलेख 
संख्या/ग्राम 


बाजार दर | सलामी सलामी का लगान का कुल देय राशि 
(एकड़ में ) प्रति एकड़ | ( रूपये में ) | 5 % लगान ____ 145 % | = (5 + 6 + 7 ) 
( रूपये में ) 

का पूँजीकृत सेस का ( रूपये में ) 
मूल्य की पूँजीकृत 
राशि मूल्य की 
( रूपये में 

राशि 

( रूपये में ) 
3 4 

6 

7 
1. 47 479900 705453 881816 | 1278634 2865903 
1. 47 

705453 881816 | 1278634 2865903 


2 


1 
01. 


12/ 2016-17 

कुल 


अर्थात कुल अठाईस लाख पैंसठ हजार नौ सौ तीन रूपए मात्र | 


ह० / 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


___ _ 97 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 25 अप्रैल , 2018 


मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग , 


अधिसूचना 
17 अप्रैल , 2018 


संख्या-01/ स्था० -1 -01/ 2006/04-- राज्य सरकार के कर्मियों को संशोधित वित्तीय उन्नयन का 
लाभ देने संबंधी वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 2981/वि० दिनांक 1 सितम्बर , 2009 के आलोक में 
दिनांक 4 अप्रैल, 2018 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार 
निर्वाचन सेवा संवर्ग के निम्नलिखित तीन पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित 
तिथि एवं वेतनमान में तृतीय एम०ए०सी०पी० लाभ की स्वीकृति प्रदान की जाती है: 


क्र०सं० 


पदाधिकारी/ कर्मचारी का नाम एवं 

पदनाम 


नियुक्ति की । तृतीय संशोधित वित्तीय उन्नयन के 
तिथि 

स्वीकृति प्रदान किये जाने की 

तिथि/ वेतनमान 


1 


। 


2 


4 


1 . 


18 . 01. 1984 


18 .01. 2014 
PB-IV , 37400 -67000 , GP 8700/ 


18.01. 1984 


श्री अरूण कुमार तिवारी, सेवानिवृत 
उप निर्वाचन पदाधिकारी, गुमला । । 
श्री सुनील कुमार , सेवानिवृत उप 
निर्वाचन पदाधिकारी , साहेबगंज | 
श्री बिपिन बिहारी, उप निर्वाचन | 
पदाधिकारी , धनबाद । 


18. 01 . 2014 
PB-IV , 37400 - 67000, GP 8700/ 


3. 


08. 04. 1987 


08 . 04 . 2017 
PB-IV , 37400 -67000, GP 8700/ 


यह MACP पूर्णत: औपबंधिक है और निम्नलिखित शर्तों के अधीन देय है । 
( क ) यह वित्तीय उन्नयन वैयक्तिक होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध 

नहीं है । 


( ख ) इस योजना के अन्तर्गत प्रदत्त वित्तीय उन्नयन के अंतर्गत वेतन निर्धारण वित्त 

विभागीय संकल्प संख्या - 2981 दिनांक 1 सितम्बर , 2009 में निहित शर्तों के 
आलोक में औपबंधिक रूप से किया जाएगा । 


( ग ) यह MACP मुख्यालय में उपलब्ध सूचना के आधर पर स्वीकृत किया गया है । 

भविष्य में यदि किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है अथवा गणना या टंकण 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 25 अप्रैल , 2018 

98 
भूल के कारण गलत या अधिक भुगतान हो जाता है या अंकेक्षण द्वारा आपत्ति 
की जाती है तो भुगतान की गई राशि की वसूली संबंधित पदाधिकारी से एक 
मुश्त में कर ली जायेगी । 


3. वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 2981/ वि० दिनांक 1 सितम्बर, 2009 के अन्य सभी 
प्रावधान/ शर्ते उक्त वित्तीय उन्नयन पर यथावत रूप से लागू होंगे । 


4. 


प्रस्ताव एवं प्रारूप पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी -सह-प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त 


tic 


ह०/ 


संजय प्रसाद श्रीवास्तव , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 9 -- 50 | 


